रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04 / 0007 / 2003--22 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 43 ] 
No. 43 ] 


भाग I- -खण्ड - 1 


सी.जी. डी . एल . सा . - 22102022-239830 


CG - DL - W - 22102022-239830 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .. 

भाग I– खण्ड – 2 – ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 
पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 
अधिसूचनाएं . 


* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए । 
1–291 GI / 2022 


साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

विषय - सूची 


- 


नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 22 – अक्तूबर 28 , 2022 ( आश्विन 30 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 22 – OCTOBER 28 , 2022 ( ASVINA 30 , 1944 ) 


भाग I– खण्ड – 3 – रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 
असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 

और 


अधिसूचनाएं . 

भाग I– खण्ड – 4 – रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . 

भाग II -खण्ड- 1 – अधिनियम , अध्यादेश और विनियम 
भाग II— खण्ड - 1 क – अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों 
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . 

भाग II- -खण्ड - 2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 
के बिल तथा रिपोर्ट . 

भाग II– खण्ड - 3 – उप खण्ड ( i ) . -भारत सरकार के मंत्रालयों 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) 

भाग II– खण्ड – 3 – उप खण्ड ( ii ) – भारत सरकार के मंत्रालयों 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 


पृष्ठ सं . 


943 


925 


1 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04/0007/2003 – 22 


3275 


* 


* 


* 


* 


( 943 ) 


छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
आदेश और अधिसूचनाएं , 


भाग II– खण्ड – 3 – उप खण्ड ( iii ) – भारत सरकार के मंत्रालयों 

( जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य 
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी 
प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 
होते हैं ) . 

– रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
नियम और आदेश ... 


भाग II– खण्ड – 4 


भाग III– खण्ड - 1 – उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और 

महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल 
विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 
और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
अधिसूचनाएं . 

भाग III– खण्ड – 2 

– पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और 
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग III– खण्ड– 3 – मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 
अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 
– विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 
द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , आदेश , विज्ञापन 
और नोटिस शामिल हैं . 

भाग III— खण्ड - 4 

भाग IV — गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर सरकारी निकायों 


....... 


पृष्ठ सं . 


9635 


* 


459 


द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .. 
2767 
भाग V– अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 
को दर्शाने वाला सम्पूरक . 


* 


944 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 22 , 2022 ( ASVINA 30 , 1944 ) 


Part I — SECTION 1 - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations , Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of 
the Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 
Court . 


PART I - SECTION 2 - Notifications regarding 
Appointments , Promotions , Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and 
by the Supreme Court 

PART I - SECTION 3 - Notifications relating to 
Resolutions and Non - Statutory Orders 
issued by the Ministry of Defence ............ 

PART I - SECTION 4 - Notifications regarding 
Appointments , Promotions , Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministry of Defence ..... 

PART II SECTION 1 - Acts , Ordinances and 

Regulations .... 


PART II SECTION 1A - Authoritative texts in Hindi 
language , of Acts , Ordinances and 
Regulations 


PART II - SECTION 2 - Bills and Reports of the Select 
Committee on Bills 


PART II SECTION 3 - SUB - Section ( i ) -General 
Statutory Rules ( including Orders , Bye 
laws , etc. of general character ) issued by the 
Ministry of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by the 
Central Authorities ( other than the 
Administration of Union Territories ) ... 
PART II - SECTION 3 - SUB - SECTION ( ii ) -Statutory 
Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 


* Folios not received . 


CONTENTS 


Page 
No. 


943 


925 


1 


3275 


* 


[ PART I - SEC . 1 


( other than the Ministry of Defence ) and by 
the Central Authorities ( other than the 
Administration of Union Territories ) ..... 

PART II - SECTION 3 - SUB - SECTION ( iii ) -Authoritative 
texts in Hindi ( other than such texts , 
published in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India ) of General Statutory Rules 
& Statutory Orders ( including Bye - laws of 
a general character ) issued by the Ministries 
of the Government of India ( including the 
Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities ( other than Administration of 
Union Territories ) … .... 


PART II SECTION 4 - Statutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence 


PART III SECTION 1 - Notifications issued by the High 
Courts , the Comptroller and Auditor General , 
Union Public Service Commission , the 
Indian Government Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 
Government of India ....... 


PART III SECTION 2 - Notifications and Notices issued 
by the Patent Office , relating to Patents 
and Designs . 


PART III SECTION 3 - Notifications issued by or under 
the authority of Chief Commissioners 

PART III SECTION 4 - Miscellaneous Notifications 
including Notifications , Orders , 
Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies 

PART IV - Advertisements and Notices issued by Private 
Individuals and Private Bodies 


...... 


PART V - Supplement showing Statistics of Births and 
Deaths etc. both in English and Hindi … ..... 


Page 
No. 


* 


9635 


* 


459 


2767 


भाग I– खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 22 , 2022 ( आश्विन 30 , 1944 ) 


भाग I– खण्ड 1 

[ PART I— SECTION 1 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ] 


जाएगा । " 


[ Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110003 , दिनांक 6 अक्तूबर 2022 
आदेश 


945 


विषयः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन या हिंदी में अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए 
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा राजभाषा पुरस्कार योजना ' 


सं . 254 / 2 / 2022 - हिंदी - एमएनआरई – इस मंत्रालय के दिनांक 22.08.2022 के संकल्प सं . 254/2/2022 - हिन्दी - एमएनआरई के 
संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संकल्प के पैरा 6 , उप - पैरा vii को संशोधित कर , इस प्रकार पढ़ा जाए : 

" यदि किसी व्यक्ति को पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पुरस्कार मिला है तो उसकी प्रविष्टि पर विचार नहीं किया 


आदेश 

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक- एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों , राष्ट्रपति सचिवालय , 
उप - राष्ट्रपति सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधान मंत्री कार्यालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , 
संसदीय राजभाषा समिति , नीति आयोग , भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , महालेखाकार , भारत का निर्वाचन आयोग , संघ लोक सेवा 
आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


संजय कुमार शाही 
वैज्ञानिक – ' डी ' 


946 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 22 , 2022 ( ASVINA 30 , 1944 ) 


MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY 

New Delhi - 110003 , the 6th October 2022 

ORDER 


[ PART I - SEC . 1 


Subject : ' Rashtriya Akshay Urja Rajbhasha Puraskar Yojana ' for original books written in Hindi & translated into 
Hindi in the field of New and Renewable Energy . 


No. 254 / 2 / 2022 - Hindi - MNRE.- With reference to this Ministry's Resolution No. 254 / 2 / 2022 - HINDI - MNRE dated . 
22.08.2022 , I am directed to say that the Para 6 , Sub - para - vii of the Resolution may be revised and read as under : 

" If a person has received a prize under this scheme during preceding five years , his / her entry shall not be 
considered . " 


ORDER 


It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory 
Administrations , President's Secretariat , Vice - President's Secretariat , Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , Ministry 
of Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat , Rajya Sabha Secretariat , Committee of Parliament on Official Language , 
NITI Aayog , Comptroller and Auditor General of India , Accountant General , Election Commission of India , Union Public 
Service Commission and all Ministries and Departments of the Govt . of India . 

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information . 


SANJAY KUMAR SHAHI 
Scientist ' D ' 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHAN Digilally signed by 
ANANTHA 
KUMAR 


JAGA NATHAN ANANTHA 
KUMAR 
Dale : 2022.10.22 09:49:27 


+0530 


